सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 माघ , 1943 ( श ० ) 


संख्या- 29 राँची , बुधवार , 


2 फरवरी , 2022 ( ई ० ) 


) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
25 जनवरी , 2022 


> 


अधिसूचना सं०- 06A // AMRUT - 02 / 2015 / 262-- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार 
के स्तर से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ( अमृत ) के कार्यान्वयन हेतु निर्गत दिशानिर्देश 
के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2740 दिनांक 15.08.2015 के द्वारा मुख्य सचिव , 
झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति ( State High Powered 
Steering Committee ) गठित है । 
2. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार से प्राप्त " अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन 

मिशन 2.0 ( अमृत 2.0 ) " के क्रियान्वयन संबंधी दिशा - निर्देश की कंडिका 15.3.1 के आलोक में 
अमृत 2.0 के संशोधित प्रारूप एवं परिधि के साथ प्रबंधन संबंधी दायित्व के निर्वहन हेतु मुख्य 
सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति ( State High Powered 


Steering Committee ) का गठन किया जाना है । 


2 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 2 फरवरी , 2022 


3. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार के D.0 . No. 16011 / 178 / 2019 - AMRUT - IB 

दिनांक 27.10 2021 के माध्यम से प्राप्त Guideline के अनुसार इस योजना अंतर्गत 
निम्नलिखित कार्य किये जायेंगेः 
i ) Water supply including source augmentation and distribution system , water 

treatment and 24x7 water supply . 
ii ) Sewerage , Septage Management and recycle / reuse of treated used water . 
iii ) Rejuvenation of water bodies and development of green spaces & parks . 

iv ) Urban reforms . 
4. उक्त मिशन के कार्यान्वयन के क्रम में योजनाओं का अनुमोदन , निधिकरण एवं अनुश्रवण हेतु 

मुख्य सचिव , झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन 
समिति ( SHPSC ) का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है : 


1 


2 


3 


4 


Chief Secretary , Govt . of Jharkhand 

Chairman 
Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Finance | Member 
Department 
Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Forest , | Member 
Environment and Climate Change Department 
Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Urban | Member 
Development & Housing Department - cum - State Mission Director Secretary 
Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Rural | Member 

/ / 
Development Department 
Representative of Ministry of Housing and Urban Affairs , Govt . of Member 
India , New Delhi 
Representative of Drinking Water & Sanitation Department 

Member 


5 


6 


7 


5. उपर्युक्त राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति ( SHPSC ) के निम्नलिखित कार्य एवं 

दायित्व होंगेः 


i . 


ii . 


iii . 


iv . 


V. 


Approve State Water Action Plan ( SWAP ) and accord administrative approval of 
Detailed Project Reports ( DRPs ) . 
Monitor Mission including progress of projects , capacity building , IEC campaign and 
reform implementation , etc. 
Recommend proposals for release of installment of funds for projects to the Centre . 
Finalize State and ULB share of funds for project implementation . 
Allocate and release of Central and State share of funds to ULBs in time . 
Encourage and facilitate start - ups and private entrepreneurs to participate in Mission 
through technology sub - Mission . 
Approve plans for capacity building , issue notifications , etc. for speedy 
implementation of reforms . 
Advise State Mission Director on Operations & Maintenance of plants erected under 
Mission . 


vi . 


vii . 


viii . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 2 फरवरी , 2022 


) 


1 


3 


6. राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति ( SHPSC ) के गठन के प्रस्ताव पर माननीय 

) 
मुख्यमंत्री , झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार चौबे , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 29 -- 50 


